निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ 1940 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार 1 फरवरी 2019 


( सं0 पटना 157 ) 


विधि विभाग 


। प्रमाणक 


य - सम 


नान्तरप 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2019 
सं0 ए0/ नोट - 45/ 91 ( पार्ट - 1 ) - 638 / 0 — पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 7197/ जे0 , दिनांक 
26. 09 . 2013 द्वारा लेख्य प्रमाणक नियमावली , 1956 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) के नियम - 4 के उपनियम (1 ) 
के अधीन लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति हेतु संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार को " सक्षम 
प्राधिकार " अभिहित किया गया है । समय - समय पर होने वाले प्रोन्नति / स्थानान्तरण के कारण सं 
पद रिक्त हो जाता है । 

__ अतएव इस क्रम में प्रभारी संयुक्त सचिव को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित संयुक्त सचिव 
के प्रभार ग्रहण करने तक , नोटरी नियुक्ति हेतु " सक्षम प्राधिकार " के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
किया जाता है । 
(2 ) यह अधिसूचना दिनांक 31. 12 .2018 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार जैन , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 157- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


